निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 229 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना शुद्वि - पत्र 

13 जनवरी 2015 
सं0 22 नि0 सि0 ( मोति०) - 08 - 03 / 2013 / 98 — श्री हरि शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, ( आई0 डी0 - 1847 ) अधीक्षण 
अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल , वाल्मीकिनगर को निलंतबित किया गया है । भूलवंश उनका नाम श्री हरिशंकर प्रसाद 
श्रीवास्तव के स्थान पर श्री हरि शंकर श्रीवास्तव अंकित हो गया है । 

अतएव पूर्व निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 1777 दिनांक 27.11.14 में जहाँ जहाँ उनका नाम श्री हरि शंकर 
श्रीवास्तव है वहाँ वहा श्री हरि शंकर प्रसाद श्रीवास्तव पढ़ा जाय / समझा जाय । 

2. अधिसूचना ज्ञापांक 1777 दिनांक 27.11.14 की अन्य बाते यथावत् रहेगी । 
3. अधिसूचना ज्ञापांक 1777 दिनांक 27 .11 .14 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 229-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


